निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 51 


2 पौष 1937 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार, 

23 दिसम्बर 2015 ( ई 0 ) 


पृष्ठ 


उक्त 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 –नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-7 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

भाग -7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0- इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग-9 विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि। 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


उच्च 


--- 


2 


बिहार गजट , 23 दिसम्बर 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


के नाम 


1 


2 


3 


5 


पटना 


अधिसूचनाएं 

23 नवम्बर 2015 
एस 0 ओ0 363 दिनांक 23 दिसम्बर 2015 — नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा 
प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज 
नियमावली, 1956 ( यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम 

के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या -6807 / जे0 , दिनांक 19.12.1988 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री लाल बाबू प्रसाद , जिनका नोटरीज पंजी के 
अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 19.12.2015 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं व्यवसायिक | लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
पता में नाम अंकित 

करने के लिए प्राधिकृत 
होने की तिथि । 

किया गया है । 
4 

6 
श्री लाल अधिवक्ता, 

19.12.1988 बी 0 एल0 
बाबू प्रसाद मो ०- सैदपुर , पो 0- बाँकीपुर , 

जिला 
जिला - पटना 

( सं0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-40/84/ 7417 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार ) 

23 नवम्बर 2015 
एस 0 ओ 0 364 , एस 0 ओ 363 दिनांक 23 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-40 / 84/ 7417/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार ) 

The 23dh November 2015 
S.O 363 Dated 23dh December 2015 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lal Babu Prasad 
and whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section -3 of 
the Notaries, Act , 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 ( As 
Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 6807 /J dated 19.12.1988 to 
practice as notary again for the next five year from 19.12.2015 . 


बिहार गजट , 23 दिसम्बर 2015 


3 


Qualification 


Remarks 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional address 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered in 
the Register. 

3 
19.12.1988 


Area in 

which 
Notary to 
practice 

5 
Patna 
District 


1 


6 


4 
B.L 


Shri Lal 

Babu 
Prasad 


2 
Advocate , 
Mohalla- Saidpur, 
P.O - Bankipur, 
Distt -Patna 


( File no . -A/ AB- 40/ 84/ 7417/ J ) 

By Order of the Governor of Bihar , 
MANOJ KUMAR , Joint Secretary - Cum - Additional Legal 

Remembrancer, Bihar. (Competent Authority ) 


23 नवम्बर 2015 


एस 0 ओ0 365 दिनांक 23 दिसम्बर 2015 - नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या -943/ जे0 , दिनांक 12.03.1997 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री अजहर हुसैन , जिनका नोटरीज पंजी के 
अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 12.03.2010 से 11.03.2015 एवं 

को दिनांक 12.03.2010 से 11.03.2015 एवं 12.03.2015 से पुनः अगामी पाँच 
वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता अंकित होने की तिथि । 

करने के लिए प्राधिकृत 

किया गया है । 


के नाम 


2 


3 


4 


अधिवक्ता , 
रक्सौल , 


1 

5 

6 
श्री अजहर 

12.03.1997 

बी ० ए ० 

रक्सौल 
हुसैन मोतिहारी 

बी 0 एल 0 जिला - मोतिहारी 
( सं0 सं0 - ए0/ नोट -15/ 95 / 7418 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार। ( सक्षम प्राधिकार ) 

23 नवम्बर 2015 
एस 0 ओ 0 366 , एस 0 ओ 365 दिनांक 23 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट -15/ 95/ 7418 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार , संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । (सक्षम प्राधिकार ) 

The 23dh November 2015 
S.O 365 Dated 23dh December 2015 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Azhar Hussain and 
whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section - 3 of the 
Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 (As 


4 


बिहार गजट , 23 दिसम्बर 2015 


1 


Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 943/ J dated 12.03.1997 to 
practice as notary from 12.03.2010 to 11.03.2015 and again for the next five years from 12.03.2015 . 
Name of Residental/ Date of which the name Qualification Area in Remarks 
Notary professional of the Notary has been 

which Notary 
address entered in the Register . 

to practice 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Azhar Advocate , 

12.03.1997 

B.A 

Raxual 
Hussain Raxaul 

B.L 

Distt -Motihari 
( File no .-A/ Not - 15 / 95 /7418/ J ) 

By Order of the Governor of Bihar , 
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -Cum- Additional Legal 

Remembrancer, Bihar. (Competent Authority ) 


23 नवम्बर 2015 


एस 0 ओ0 367 दिनांक 23 दिसम्बर 2015 - नोटरीज अधिनियम , 1952 ( 53 of 1952 ) की धारा -5 ( 2 ) के 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , नोटरीज अधिनियम , 1952 (53 of 1952 ) की धारा -3 और 
नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित ) के नियम -8 के उप-नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना 
संख्या-7024/ जे0, दिनांक 15.12.1994 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक , श्री सुरेश प्रसाद , जिनका नोटरीज पंजी के 
अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 15.12.2015 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 
लेख्य प्रमाणक 

आवासीय एवं लेख्य प्रमाणक पंजी अहर्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय अभ्युक्ति 
व्यवसायिक पता में नाम अंकित होने 

करने के लिए प्राधिकृत 
की तिथि । 

किया गया है । 


: 


के नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


बी 0 ए0 


श्री सुरेश प्रसाद अधिवक्ता , पटना 15.12.1994 

पटना 
समाहरणालय, बार 

एल 0 एल 0 बी 0 

जिला 
एशो0 , पटना । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट -08 / 93 / 7419/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । ( सक्षम प्राधिकार ) 

23 नवम्बर 2015 
एस 0 ओ0 368 , एस 0 ओ 367 दिनांक 23 दिसम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं 0 - ए0/ नोट -08 / 93 / 7419/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव - सह - अपर विधि परामर्शी, बिहार । ( सक्षम प्राधिकार ) 

The 23dh November 2015 
S.O 367 Dated 23dh December 2015 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Suresh Prasad and 
whose detail according to Notary Register is given below , the Notary appointed under section - 3 of the 


बिहार गजट , 23 दिसम्बर 2015 


5 


Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952 ) and sub -rule (4 ) of Rule -8 of the Notaries Rules , 1956 (As 
Amended ) by the State Government in Law Department Notification No. 7024 /J dated 15.12.1994 to 
practice as notary again for the next five year from 15.12.2015 . 
Name of 

Residental/ Date of which the Qualification Area in Remarks 
Notary professional name of the 

which 
address Notary has been 

Notary to 
entered in the 

practice 
Register . 
2 

3 

4 5 

6 


1 


Advocate , 


15.12.1994 


B.A 


Patna 


Shri Suresh 

Prasad 


L.L.B 


District 


Patna Collectorate , 

Bar Asso . Patna 


( File no . -A/ Not - 08 / 93/ 7419 / J ) 

By Order of the Governor of Bihar , 
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -Cum- Additional Legal 

Remembrancer, Bihar. (Competent Authority ) 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 मई 2015 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-02 / 2015-5550 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, राजगीर के 
पत्रांक 496 अनु 0 दिनांक 07.05.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0) 
राजगीर / नालंदा रामगंज से सिलाव तक भाया धकोड़ी बिगहा, 

14.00 कि 0 मी 0 
बनारसी विगहा, कोल्हुआ, धरहरा, मुदफ्फरपुर, 
डुमरी, भूई होते हुए सिलाव तक 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


. 


6 मई 2015 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-12 / 2014-4954 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , बगहा-2 के 
पत्रांक 113 अनु० दिनांक 18.02.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
बगहा -2 / बेतिया बॉसी - देवीपुर -रंगलाही पथ का धनहा तक । 

4.75 कि ० मी ० 
बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


6 


बिहार गजट , 23 दिसम्बर 2015 


1 


25 मई 2015 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-02 / 2015-5552 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के पत्रांक 
654 अनु० दिनांक 07.05.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0) 
हिलसा / पटना 

हिलसा नूरसराय पथ से रामगढ़ मोड 9.105 कि ० मी ० 
रामगंज मोड से अलॉवापोखरा 3.613 कि 0 मी 0 इसे छोड़कर कर 
अलावापोखरा से पिलिच 

0.252 कि ० मी ० 
पिलिच से बड़ी मठ 

3.800 कि ० मी ० 
13.157 कि ० मी ० 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


कुल लम्बाई 


25 मई 2015 
सं ० 11 / अ0 प्र0-1-02 / 2015-5554 – कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , हिलसा के पत्रांक 
240 अनु० दिनांक 25.02.2015 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर के पत्रांक 490 अनु० 
दिनांक 06.05.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत 
पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई (कि 0 मी 0 ) 
" बड़ीमठ एन 0 एच0-110 से छबीलापुर 16.4 कि ० मी ० 
हिलसा एवं जाने वाली सड़क के देवरिया तक पथ | ( 2.40 कि 0 मी0- कार्य प्रमंडल , हिलसा एवं 
राजगीर / नालंदा भाया मुरगाँव , अमिया बिगहा, रामगंज 14.0 कि 0 मी0- कार्य प्रमंडल , राजगीर के 

अन्तर्गत ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू उप - सचिव । 


1 


तक 


चौधरी , 


25 मई 2015 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-1-09 / 2015-5556 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , पालीगंज के 
पत्रांक 913 अनु ० दिनांक 24.04.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई ( कि 0 मी 0 ) 
मसौढ़ी - नौबतपुर पितमास पथ के 15 वें कि 0 मी 0 में स्थित 5.75 कि ० मी ० 
पालीगंज / पटना 

सोना मोड़ से बकुआँ पथ । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


17 अप्रील 2015 
सं ० 11 / अ0 प्र0-1-15 / 2014-4456 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल , मसौढ़ी एवं 
पालीगंज से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथों की स्थिति के समीक्षोपरांत पथ 
निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई ( कि 0 मी 0) 
1 मसौढ़ी / पटना पुनपुन मंझौली नवादा( नेमा) पथ 

10.5 कि ० मी ० 
2 

पालीगंज / पटना पुनपुन सुरक्षा बांध से राजघाट तक 
पालीगंज / पटना अकबरपुर 

से पुनपुन सुरक्षा बांध तक 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


350 मी ० 
200 मी ० 


3 


बिहार गजट , 23 दिसम्बर 2015 


7 


9 मार्च 2015 
सं ० 11 / अ0 प्र0-1-14 / 2014-2486 — कार्यपालक अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य प्रमंडल, हथुआ के पत्रांक 
695 अनु० दिनांक 08.11.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति 
समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक | कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई ( कि मी 0 ) 
हथुआ - ॲगोता - बदली मोड़ पथ(हथुआ से मिर्जापुर होते 

7.20 कि ० मी ० 
हुए सिवान जिला सीमा तक पथ ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


हथुआ / गोपालगंज 


9 मार्च 2015 
सं ० 11 / अ 0 प्र0-3-70 / 2011-2484 — कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल , शेखपुरा के 
पत्रांक 70 अनु० दिनांक 12.01.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की 
स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है: 
क्रमांक कार्य प्रमंडल / जिला 

पथ का नाम 

पथ की लम्बाई ( कि 0 मी 0 ) 
शेखपुरा / शेखपुरा नेमदारगंज से रमजानपुर पथ 

9.70 कि ० मी ० 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


1 


5 सितम्बर 2015 
सं ० 11 / अ0 प्र0-1-42 / 2015-10843 — दिनांक 05.09.2015 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के 
आलोक में पश्चिम चम्पारण जिला के गौनाहा प्रखंड अन्तर्गत पचरूखिया मोड से कोहरा - लछनौता जाने वाली सड़क में 
महुआभुषा एवं लछनौता के बीच हरबोड़ा नदी पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल का नामकरण KEHqxer k | " किया जाता 


है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 

शम्भू चौधरी, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 40-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


